सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 385 राँची, शुक्रवार , 


10 मई , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 

शुद्धि पत्र 
03 मई , 2019 


, 


संख्या- 5/ आरोप- 1-19/ 2018 का . 3506-- श्री नारायण राम , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित बैच, 
गृह जिला-गिरिडीह ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा को विभागीय अधिसूचना 
संख्या-1052( HRMS), दिनांक 24.07.2018 द्वारा निलंबित किया गया । 

उक्त अधिसूचना में श्री राम के निलंबन की प्रभावी तिथि ( Effective Date ) 24.07.2018 के स्थान 
पर 24.07.2017 अंकित हो गया है । 

अतएव “ श्री राम के निलंबन की प्रभावी तिथि ( Effective Date ) 24.07.2017 के स्थान पर 
24.07.2018 ” पढ़ा जाय । शेष अंश यथावत् रहेगें । 
उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक 


कुमार खेतान , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 385 -- 50 


